निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 700 ) पटना, वृहस्पतिवार , 13 जून 2019 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

26 अप्रील 2019 
सं० 5 निगो०वि० (3 ) 01 / 2018 - 123 / नि०गो० — वित्तीय वर्ष 2012 - 13 से लेकर 2016 - 17 तक राज्य सरकार द्वारा 
संचालित समग्र गव्य विकास योजना के तहत जिला पशुपालन कार्यालय, समस्तीपुर में डेयरी ईकाइ की स्थापना तथा अनुदान 
वितरण में की गई अनियमितता की जाँच हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा समर्पित अंतरिम जाँच प्रतिवेदन के आधार पर डा० 

ओंकार नाथ दिवाकर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर को जाँच से संबंधित अभिलेख एवं कागजात से छेड़छाड़ करने 
तथा जाँच दल को सहयोग नहीं करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली - 2005 के 
नियम 9(1) ( क ) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 99 निगो० दिनांक 18.04.2018 द्वारा निलंबित 
किया गया है । 


उक्त निलंबन के विरूद्ध श्री दिवाकर द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 18. 12.2018 समर्पित किया जिसमें उनके द्वारा 
नियमानुकूल निलबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया । डा० दिवाकर द्वारा समर्पित उक्त अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार 
द्वारा किया गया तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि डा० दिवाकर दिनांक 18 .04.2018 से निलबित है तथा उनके विरूद्ध साक्ष्य के 
अभाव में ससमय प्रपत्र क गठित नहीं किया जा सका है । अतः बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 9(7) के आलोक में डा० दिवाकर को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जून 2019 


2 


अतः सरकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में : 
1 . डा० ओंकार नाथ दिवाकर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबन से 

मुक्त किया जाता है । 
निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में डा० दिवाकर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, 
बिहार सरकार में अपना योगदान समर्पित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मधुरानी ठाकुर , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 700 -571 + 100 डी0टी0पी0। 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


